पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, 


उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -47 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


... 


3075 


551-555 


1500 


729-735 


1500 


97.5 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975. 


975 


975 


1425 


551 - क 


552 


उत्तराखण्ड गजट, 19 नवम्बर , 2016 ई ० ( कार्तिक 28 , 1938 शक सम्वत्) 

[भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

कार्यालय - ज्ञाप 

27 अक्टूबर, 2016 ई ० 
संख्या 2404 / x -1-2016-04 (32) / 2001- उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (संवर्ग ) 
नियमावली, 1966 के नियम -4(2) के द्वितीय परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन संरक्षक / निदेशक, 
अन्तर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900 का एक 
निःसंवर्गीय पद, 02 वर्षों के लिए सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
एस0 रामास्वामी, 

अपर मुख्य सचिव । 
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2 

कार्यालय आदेश 

03 नवम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 1263 / XXIV - 2 / 2016-29(12 ) / 2011-विद्यालयी शिक्षा विभाग में उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक 
संवर्ग) सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित खण्ड शिक्षा अधिकारियों (वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 6,600 ) को 
विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में उप निदेशक ( वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 7,600 ) के पद पर 
पदोन्नत किया जाता है: 
अधिकारी का नाम 

अभ्युक्ति 
श्री पदमेन्द्र सकलानी 
श्री नरेश शर्मा 


क्र ० सं ० 


1 . 


2 . 


3. 


श्री परमेन्द्र कुमार 


5 . 


6 . 


4. 

डा ० शिवपूजन सिंह 
श्री विनोद कुमार ढौंडियाल 
श्री गोपाल स्वरूप 

श्री गोपाल स्वरूप की उप निदेशक पद पर पदोन्नति परिणामी रिक्ति के 
सापेक्ष है, अतः श्री श्याम लाल आर्य, उप निदेशक के दिनांक 31.12.2016 
को सेवानिवृत्ति के उपरान्त स्पष्ट रिक्ति उत्पन्न होने पर श्री गोपाल स्वरूप 

द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा । 
2. उक्त सेवा संवर्ग में वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में यदि मा ० न्यायालय में कोई रिट याचिका विचाराधीन हो तो , 
उक्त पदोन्नति उस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 

3. उपरोक्त सूची के क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 पर उल्लिखित अधिकारियों के पूर्व से ही उच्च पद पर तैनात होने के 
कारण उक्त अधिकारी अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नत पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करेंगे । 

4. उपरोक्त सूची के क्रमांक -2 पर अंकित श्री नरेश शर्मा के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं । 
5. पदोन्नत पद का वेतन / भत्ते आदि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे । 

डा ० रणबीर सिंह, 
अपर मुख्य सचिव । 


553 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 19 नवम्बर, 2016 ई 0 ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) 
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

10 नवम्बर , 2015 ई ० 
संख्या 1539 / XL - 1 / 14-104 / 14- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती के प्रवक्ता , आई0 टी 0 के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप 
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 809 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / का 0 आई 0 टी 0 / 2016-17, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 के क्रम 
में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कॉलम -3 में निर्दिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों 
एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० अभ्यर्थी का नाम 

तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


सुश्री मीना बिजवाण 
श्री मनीष नेगी 
श्री बिनीत भट्ट 
श्री कुलदीप कुमार 
श्री सुमित सेमवाल 
श्री अमित कुमार त्रिपाठी 
श्री मनजीत सिंह 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


श्री प्रवीन चन्द्र भट्ट 


9 . 


10 . 


सुश्री रीना नवानी 
सुश्री किरन कोहली 
श्री मंयक बिष्ट 
सुश्री अंशिका गर्ग 


11. 


12. 


रा ० पा ० देहरादून 
रा 0 पा 0 नरेन्द्र नगर, जनपद टिहरी गढ़वाल 
रा ० पा 0 श्रीनगर , जनपद पौड़ी गढ़वाल 
रा 0 पा 0 काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर 
रा ० पा 0 श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल 
रा ० पा ० नैनीताल 
रा 0 पा 0 गौचर, जनपद चमोली, गढ़वाल 
रा 0 पा 0 जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग 
रा 0 पा 0 श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल 
रा 0 पा 0 लोहाघाट, जनपद चम्पावत 
रा ० पा 0 लोहाघाट , जनपद चम्पावत 
रा 0 पा 0 गोपेश्वर, चमोली, गढ़वाल 
रा ० पा 0 बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी 
रा 0 पा 0 बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी 
रा 0 म 0 पा 0, अल्मोड़ा 
रा ० म 0 पा 0, अल्मोड़ा 
रा ० पा 0 द्वाराहाट , जनपद अल्मोड़ा 
रा ० पा 0 द्वाराहाट , जनपद अल्मोड़ा 
रा 0 पा 0 गणाई गंगोली, जनपद पिथौरागढ़ 
रा ० पा 0 बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी 
रा ० पा 0 द्वाराहाट , जनपद अल्मोड़ा 
रा ० पा ० जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग 
रा ० पा 0 गोपेश्वर , जनपद चमोली 
रा ० पा ० गणाई गंगोली, जनपद पिथौरागढ़ 


13. 


श्री सत्येन्द्र कुमार 


14. 


15 . 


16 . 


17. 


18. 


19 . 


सुश्री शालिनी 
सुश्री विजया वर्मा 
सुश्री आंचल राना 
श्री हिमांशु चनयाल 
सुश्री नेहा बोरा 
सुश्री अंजलि प्रसाद 
श्री जैनेन्द्र सिंह राणा 
श्री गोविन्द कुमार 
श्री सचिन भारती 
श्री लक्षमण सिंह 
सुश्री सोनिका कुच्छल 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


554 


उत्तराखण्ड गजट, 19 नवम्बर , 2016 ई० ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं “ उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित 
अधिकारी सेवा नियमावली, 2009* के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो 
समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 

(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन , आरक्षित श्रेणी 

संबंधी प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित 

अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
( 2.2) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति -प 

त - पत्र जारी होने की तिथि से 
एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा 

निदेशालय , श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 
3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण -पत्र शासन में प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे , तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
(3.3 ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा -पत्र । 
( 3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 
(3.5) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण - पत्र । 
(3.6 ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 


प्रमाण - पत्र । 


( 3.7 ) शैक्षिक योग्यता , आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक "Under Taking कि यदि पुलिस सत्यान चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति 

निरस्त समझी जाय । 
(3.9 ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया , तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 

निरस्त समझी जायेगी । 
4. अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित प्रवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 

आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


555 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 19 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्सिक 28, 1938 शक सम्वत् ) 

कार्मिक अनुभाग -1 
नियुक्ति / विज्ञप्ति . 

28 अक्टूबर, 2016 ई ० 
संख्या 2393 / तीस -1-16-1(11) / 2005 - श्री राज्यपाल महोदय, डॉ ० रंजीत कुमार सिन्हा, आई ० ए ०एस ० 
( उत्तराखण्ड 2005), अपर सचिव, नियोजन , कार्यक्रम क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा, वाह्य सहायतित योजनाएँ ( EAP ) तथा 
गृह विभाग , उत्तराखण्ड शासन को उक्त पद से स्थानान्तरित कर दिनांक 20.10.2016 के अपरान्ह से अग्रेतर आदेशों 
तक उ 0 प्र0, भू - राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 ( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) के अन्तर्गत कलेक्टर , पिथौरागढ़ एवं 
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 { 1973 की ऐक्ट संख्या -2 ( की धारा 20 ) 1} के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के पद 
पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन, 


. 


सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

24 अक्टूबर, 2016 ई० 
संख्या 2391 / X - 1-2016-14(09) / 2014- श्री नन्दराम आर्या, सहायक वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक /निदेशक , 
उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी , जिनकी जन्मतिथि 15.10.1956 (पन्द्रह अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन) है, 
60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.10.2016 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


ज्योति नीरज खैरवाल , 


अपर सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर० ई० ) 47 हिन्दी गजट / 561 – भाग 4-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 नवम्बर , 2016 ई० ( कार्तिक 28 , 1938 शक सम्वत्) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

October 24, 2016 . 
No. 268 /UHCIAdmin.A /2016 --SriRamesh Chandra, Civil Judge ( Jr. Div .), Didihat, District Pithoragarh is 
transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div .), Dharchula , DistrictPithoragarh , in the vacantCourt. 

NOTIFICATION 

October 24, 2016 
No. 269/UHCIAdmin.A /2016 --Sri RaviRanjan , Civil Judge (Jr. Div .), Didihat,District Pithoragarh will continue 
to hold Camp Court atDharchula, District Pithoragarh for three days in a month till Sri Ramesh Chandra,who is 
undergoing foundation training atUJALA ,takes over charge after his training. 

This order will come into force with immediate effect. 


By Order of the Court, 

Sd / 
NARENDER DUTT, 

Registrar General. 
NOTIFICATION 

October 24, 2016 
No. 270 /UHC /XIV /71/ Admin.A /2003-- In terms of Office Memorandum No. 11 /XXVII(7 ) 34/2011, dated 
30.05.2011 issued by GovernmentofUttarakhand, Ms. Neena Aggarwal,Addl. District & Sessions Judge /Special 
Judge (POCSO ), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 19 days w.e.f. 19.09.2016 to 07.10.2016 with 
permission to prefix 18.09.2016 as Sunday holiday and suffix 08.10.2016 to 12.10.2016 as public holidays. 

By Order ofHon ble theAdministrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


729 - ख 


730 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 19 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) 

कार्यालय उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 


विज्ञप्ति 


15 अक्टूबर, 2016 ई ० 


पत्रांक 1076 चार -34(2015 ) टीसीयू- उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय वन सेवा ( उत्तराखण्ड 
कैडर) के 02 अधिकारियों हेतु 08 अगस्त से 10 सितम्बर, 2016 की अवधि में आठवाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित की गई । 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण 
घोषित किया जाता है: 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


विषय 


1 . 


सुश्री कल्याणी, बैच 2012 


A 


B 


2 . 


श्री चन्द्र शेखर जोशी, बैच 2012 


A 


B 


C 


विषय संकेत : 


A. Forest Act and Laws 


B. Budget and Financial Administration 


C. Revenue Laws and Acts 


D. Public Administration . 


अवनेन्द्र सिंह नयाल, 

निदेशक । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , गढ़वाल 


आदेश 


14 अक्टूबर, 2016 ई ० 


पत्र संख्या 855 / सा ०प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या यू 0 के 0 12 सीबी-0497 (एच ० जी ० वी ०) का चालान 
दिनांक 21.06.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा निर्धारित क्षमता से 18440 किग्रा अधिक भार ढोने के अभियोग में 
किया गया है । उक्त अनियमित्ता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वाहन चालक श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री गोपी सिंह, 
निवासी नजीबाबाद रोड, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इंस . कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1519900017308 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत 
किये जाने हेतु पत्र संख्या 674 / डी ०एल० / लाई० नोटिस / 2016-17, दिनांक 05.09.2016 प्रेषित किया गया है । चालक उक्त 
के सम्बन्ध में दिनांक 14.10.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । 
जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 19 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 28 , 1938 शक सम्वत् ) 


731 


लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1519900017308 को दिनांक 14.10.2016 से दिनांक 13.01.2017 तक तीन माह की अवधि हेतु निलम्बित करता 
हूँ । 


-- 


आदेश 


14 अक्टूबर, 2016 ई ० 
पत्र संख्या 858 / सा ०प्रशा0 / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या यू0 के 0 12 सीबी -0837 (जनभार वाहन) का चालान 
दिनांक 14.09.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा निर्धारित क्षमता से 4620 किग्रा अधिक भार ढोने के अभियोग में किया 
गया है । उक्त अनियमित्ता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वाहन चालक श्री दिगम्बर सिंह गुसांई, निवासी ग्राम 
बान्जा देवी , पो 0 नौदानू, तहसील लैन्सडोन, पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520070003130 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत 
किये जाने हेतु पत्र संख्या 748 / डी 0 एल 0 / लाई० नोटिस / 2016-17, दिनांक 27.09.2016 प्रेषित किया गया है । चालक उक्त 
के सम्बन्ध में दिनांक 14.10.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । 
जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520070003130 को दिनांक 14.10.2016 से दिनांक 13.01.2017 तक तीन माह की अवधि हेतु निलम्बित करता 


सुरेन्द्र कुमार, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

कोटद्वार, गढ़वाल । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 


25 अक्टूबर, 2016 ई ० 
संख्या 760 / पंजीयन निरस्त / 2015-16 - वाहन संख्या UA13-0046 ( UTILITY), मॉडल 2001, चेसिस संख्या 
2ACA11E34049, इंजन संख्या AC11E4509 , इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी दलबीर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह 
पुत्र श्री कोतवाल सिंह, ग्राम त्यूडी, पो 0 बणसू, जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है , वाहन स्वामी ने अपने वाहन के पंजीयन 
निरस्त हेतु आवेदन किया गया । चूँकि इनका उक्त वाहन की आयु पूर्ण हो चुकी है । उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है तथा 
वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा किया गया है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई 
चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , पंकज श्रीवास्तव (पंजीयन अधिकारी, रूद्रप्रयाग), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25.10.2016 को वाहन संख्या UA13-0046 ( UTILITY) का पंजीयन 
चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

पंकज श्रीवास्तव, 


प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


रूद्रप्रयाग । 


732 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 19 नवम्बर, 2016 ई 0 ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


20 अक्टूबर, 2016 ई ० 
संख्या 1807 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UK03TA0867, मॉडल 2015, चेसिस MALA351ALFM369865A, 
इंजन नं 0 GHAFM332656, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री दीपक सिंह पुत्र श्री राम सिंह, ककराली 
आमबाग, टनकपुर, चम्पावत के नाम पर दर्ज हैं , वाहन स्वामी ने दिनांक 14.09.2016 को आवेदन - पत्र के साथ मूल चेसिस 
प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया हैं कि उनका वाहन दुर्घटना में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, बीमा कम्पनी द्वारा वाहन 
को पूर्णक्षति मान कर वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 

प्रवर्तन 

अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के 
बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , बिपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.10.2016 को वाहन संख्या UK03TA0867 , 
चेसिस MALA351ALFM369865A को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

आदेश 


20 अक्टूबर, 2016 ई ० 
संख्या 1808 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UA03-2077 , मॉडल 2003, चेसिस 373141KWZ730373, 
इंजन नं 0 697TC48KWZ913518, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्रीपुरूषोत्तम अग्रवाल पुत्र श्री वासुदेव अग्रवाल , 
वार्ड नं0–2, बड़ा बाजार , थाना टनकपुर, चम्पावत के नाम पर दर्ज हैं , वाहन स्वामी ने दिनांक 29.08.2016 को आवेदन - पत्र 
के साथ मूल चेसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया हैं कि उनका वाहन दुर्घटना में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, बीमा 
कम्पनी द्वारा वाहन को पूर्णक्षति मान कर, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , बिपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.10.2016 को वाहन संख्या UA03-2077, चेसिस 
373141KWZ730373 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

बिपिन कुमार सिंह, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत) । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल 


आदेश 


25 अक्टूबर , 2016 ई ० 
पत्र संख्या 886 / साप्रशा0 / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या यू 0के 0 13 टीए -0108 (मैक्सी कैब) का चालान 
दिनांक 05.07.2016 को परिवह कर अधिकारी - प्रथम , ऋषिकेश द्वारा 10 के सापेक्ष 14 सवारी एवं चालक कक्ष में चालक सहित 
चार सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमित्ता के कारण परिवहन कर अधिकारी - प्रथम , ऋषिकेश द्वारा 
वाहन चालक श्री उदय सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, निवासी लोअर कालाबड, कोटद्वार , जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस 
कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यूके -1519850014398 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 
लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र संख्या 714 / डी 0एल 0 / लाई0 नोटिस / 2016-17 , 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 19 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) 


733 


दिनांक 21.09.2016 प्रेषित किया गया है । चालक उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 24.10.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में 
उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा 
न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1519850014398 को दिनांक 24.10.2016 से दिनांक 23.01.2017 तक तीन माह की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

सुरेन्द्र कुमार, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

कोटद्वार , गढ़वाल । 


कार्यालय 

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 
(फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 


03 नवम्बर, 2016 ई ० 


पत्रांक 4236 / आयु० कर, उत्तरा ० / फार्म - अनु 0 / 2016-17 / आ 0 घो ० प ० / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म -16, जिनके खो 
जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम ( 9) के अन्तर्गत 
सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 


क्र ० सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


खोये / चोरी / नष्ट हुए खोये / चोरी / नष्ट हुए 
फार्मों / स्टैम्प की फार्मों / स्टैम्प की 
संख्या 

सीरीज व क्रमांक 


फार्म / स्टैम्प को 
अवैध घोषित 
किये जाने 


. का कारण 


1 . 


खोने के कारण 


प्ररुप- XVI 

(02 ) 


U.K.VAT - M2012 
1943460 to 1943461 


सर्वश्री यूके बिल्डटैक प्रा ० 
लिमिटेड, 
खसरा नं0-136 , जी ० एम ० एस ० 
रोड, देहरादून , 
दिन -05012737968 


2 . 


U.K.VAT - M2012 


खोने के कारण 


सर्वश्री नन्द किशोर मुरलीधर , 
बड़ा बाजार, हरिद्वार , 
टिन -05002132607 


प्ररुप- XVI 

( 01 ) 


7790788 


विपिन चन्द्र , 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय , देहरादून । 


734 


उत्तराखण्ड गजट , 19 नवम्बर, 2016 ई0 ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
कार्यालय उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल 

विज्ञप्ति 

08 नवम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 1050 / चार-14 / 2016 / TCU- उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( उत्तराखण्ड संवर्ग बैच -2015) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दिनांक 08 अगस्त, 2016 से 29 अक्टूबर, 2016 की 
अवधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया , इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गयी 
विभागीय परीक्षा भाग -1 व भाग -2 में योगदान देने वाले निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके नाम के 
सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: 


क्र ० सं ० 


नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी 


विषय 


1 . 


श्री अभिषेक रूहेला, आई० ए ० एस ० 


A 


C 


D E F G H I 


2. श्री हिमांशु खुराना, आई० ए० एस ० 


A 


B 


C D E F G H I J 


- 


3. सुश्री नीतिका खंडेलवाल , आई ० ए ०एस ० 


A 


BI C 


D 


EF 


G 


H 


। 


विषय संकेत : 


A. आपराधिक वाद निर्णय लेखन 


E लोक प्रशासन 


B. राजस्व वाद निर्णय लेखन 


G. बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया 


C. राजस्व नियम एवं अधिनियम तथा भू - सर्वेक्षण 
D. हिन्दी टिप्पणी एवं पत्र लेखन 


H. स्थानीय निकाय एवं विविध अधिनियम 
I. नियोजन एवं विकास 
J. कृषि एवं ग्राम्य विकास 


E. जिला प्रशासन 


ए ० एस० नयाल , 

निदेशक । 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 


10 नवम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 4372 / आयु ० कर, उत्तरा० / फार्म - अनु0 / 16-17 / फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / देदून केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम -8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड अग्रसारित सूची में उल्लिखित “ फार्म - सी जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने 
के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग को अवैध 
घोषित करता हूँ: 


भाग 1 - का 


उत्तराखण्ड गजट, 19 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 28, 1938 शक सम्वत् ) 


735 


क्र ० सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 

व टिन नं ० 


खोये / चोरी / नष्ट हुए खोये / चोरी / नष्ट हुए 
फार्मों की संख्या फार्मों की सीरीज / 

क्रमांक 


फार्म को अवैध 
घोषित किये जाने 

का कारण 


1. 


( Form- C )-3 


खोने के कारण 


सर्वश्री मैरिको लिमिटेड , 
कालीदास रोड, देहरादून , 
टिन -05000363678 


U.K.VATC-2009 
0208497 to0208499 


रणवीर सिंह चौहान , 


आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


पी ० एस ० यू ( आर0 ई 0) 47 हिन्दी गजट / 561 - भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


